निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 कार्तिक 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1214) पटना , मंगलवार , 5 नवम्बर 2019 


सं ० एल / एच ० जी०-1511 / 2016-10788 


गृह विभाग 


(विशेष शाखा) 


संकल्प 

31 अक्तूबर 2019 
विषयः 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस०एल० पी ० सं०-204 / 2010 से उत्पन्न सिविल अपील सं०-857 / 2016 में दिनांक 
03.02.2016 को पारित आदेश के आलोक में श्री अनिल कुमार सिंह, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी , खगड़िया को भूतलक्षी 
प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने हेतु दिनांक 06.07.2012 से दिनांक 23.05.2013 तक प्रमंडलीय समादेष्टा (वेतनमान-₹ 15600-39100, 

पी ०बी०-3 + ग्रेड पे ₹ 6600) के एक अधिसंख्य पद का सृजन । 
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस ० एल ० पी ० सं०-204 / 2010 से उत्पन्न सिविल अपील 
सं०-857 / 2016 में दिनांक 03.02.2016 को पारित आदेश के आलोक में श्री अनिल कुमार सिंह, जिला समादेष्टा , बिहार 
गृह रक्षा वाहिनी, खगड़िया को प्रारंभिक नियुक्ति से ही सारे परिणामी लाभ प्रदान किये जाने का न्यायादेश पारित है । 

2. फलस्वरुप श्री अनिल कुमार सिंह से ठीक कनीय रहे श्री पवन कुमार सिंह, जिला समादेष्टा को 
विभागीय अधिसूचना सं०-2922, दिनांक 21.03.2012 द्वारा योगदान की तिथि (दिनांक 06.07.2012) से प्रमंडलीय 
समादेष्टा (वेतनमान – पी ०बी०-3 + ग्रेड पे ₹ 6600) के पद पर प्रोन्नति दिये जाने के कारण श्री अनिल कुमार सिंह, 
जिला समादेष्टा को भी दिनांक 06.07.2012 से प्रमंडलीय समादेष्टा ( वेतनमान - पी ० बी०-3 + ग्रेड पे ₹ 6600 ) के पद पर 
प्रोन्नति प्रदान किया जाना आवश्यक हो गया । किन्तु दिनांक 06.07.2012 से 23.05.2013 तक प्रमंडलीय समादेष्टा 
( वेतनमान – पी ० बी०-3 + ग्रेड पे ₹ 6600) के रिक्त पद के अभाव में उक्त अवधि के लिए प्रमंडलीय समादेष्टा 
( वेतनमान – पी ०बी०-3 + ग्रेड पे ₹ 6600 ) का एक अधिसंख्य पद सृजन की आवश्यकता हुई । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 नवम्बर 2019 
3. अतएव सम्यक विचारोपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय , नई दिल्ली द्वारा एस० एल ० पी ० 
सं०-204 / 2010 में दिनांक 03.02.2016 को पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह , 
जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, खगड़िया को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने हेतु दिनांक 06.07.2012 
से दिनांक 23.05.2013 तक प्रमंडलीय समादेष्टा ( वेतनमान- ₹ 15600-39100 पी ० बी०-3 + ग्रेड पे ₹ 6600) के एक 
अधिसंख्य पद के सृजन का निर्णय लिया गया है । 
आदेश : 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की 
जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


विमलेश कुमार झा , 


सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1214-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


